रजिस्ट्री सं . रो . एल . - 33004/ 02 


REGD . NO . D. L.- 33004192 


A 


भारतका राजपत्र 
Che Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग IIT 3 - उप- खण्ड (i ) 
PART JI — Section 3 — Sab -section (i) 


प्राधिकार से प्रसव 
PUBLISHED SY AUTICAL 


नं . 265) 
No. 265 ) 


न , बुधवार, जून 17, 1992/ज्योठ 27, 1914 
NEW DMHL, WEDNESDAY, JUNE 17, 1992 / JYAISTHA 27, 1914 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रम्बा मा सके 
Separate Parling is given to this part to order that it may be filled as 

separate compilation 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


दस से अधिक व्यक्तियों को, जिसमें पालक भी है, परिवहन 
के लिए मोटर यान " प्रविष्टि रखी जाएगी । 

[ फा . सं . 332/ 12/ 92-टी . आर यू ] 

राजीव शर्मा, अवर सचिव 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 जून , 1992 
सं . 6992-केन्द्रीय ( उत्पाद शुल्क ) 
सा . का . नि . 594 ( अ ) .--.-केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) 
की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , अपना समाधान कर लेने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की तारीख 1 मार्च, 1986 की 
अधिसूचना सं . 162/ 86- कोन्द्रीय उत्पाद शुल्क में निम्नलिखित 
और संशोधन करती है, अर्थात् : 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th June , 1992 

No. 69192-CENTRAL EXCISES 
G .S .R . 594 .( E ) In exercise of the powers conferred under 
sub - section ( 1 ) of section 5A of the Central Excises and 
Solt Act, 1944 ( 1 of 1944 ), the Central Goverument, being 
satisfied that it is necessary in the public interest so to do , 
hereby makes the following further amendment in tho 
notification of the Government of Iudia in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ) No. 162186 - Cential Excises. 
dated the 1st March, 1986, namoly : - - 

In the Tahle annexed to the said notification , against 
S1. No. 2, for the entry in column (3 ), the entry " Motor 


उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं . 
सामने , स्तम्भ ( 3 ) में की प्रविष्टि के स्थान पर " दस मा 


1529 GI /92 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11- Sic . 3 (i) ] 


vehicles for transport of 10 or more persons, including the 
driver. " shall be substituted . 

[ F. No. 332/ 12 / 92-TRUT 
RAJIV SHARMA , Under Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 जून, 1992 

सं . 70/ 92 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि . 595 ( अ ). --- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क और नमक अधिनियम 1944 ( 1944 का 1 ) की 
धारा 55 को उपधारा ( 1 ) द्वार प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग 
करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा 
करना प्रावश्यक है फुटकर काम के रूप में किसी कारखाने 
में विनिर्मित माल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल 
कहा गया है ) और जिसे इसमें उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट 
उपक्रमों द्वारा (जिन्हें इसमें इसके पश्वात् “ उक्त विनिर्माता " 
कहा गया है ) रक्षा मंत्रालय को सरकारी प्रयोजनों के लिए 
प्रदाय के लिए अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण में या उसके 
संबंध में उपयोग किया जाता है, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त 
उत्पाद शुल्क से, जो केन्द्रीय उत्पाद- शुरुक टैरिफ अधिनियम , 
1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, छूट 
देती है । 
स्पष्टीकरण 1 : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए , 

" फटकर काम " पद से फटकर कर्मकार को प्रदाय 
किए गए कच्चे माल या अर्द्ध - परिसज्जित माल पर 
किया जाने वाला प्रसंस्करण या काम अभिप्रेत है 
जिससे कि प्रक्रिया का एक भा या सम्पूर्ण भाग 
पूरा हो सके जिसके परिणामस्वरूप किसी वस्तु 
का विनिर्माण या परिसज्जा अथवा कोई संक्रिया 

हो सके जो उपयुक्त प्रक्रिया के लिए आवश्यक हो । 
स्पष्टीकरण 2 इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए 

" उक्त माल " पद में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं 


( च ) पैलेजिंग गैसों के लिए सिलेंडर ; 
( 5 ) स्ट्रिप या प्लास्टिक की टेप से व्यतित फेशिक में 

से थले या दोरे ( चाहे वे किसी अन्य सामग्री 

से लेपित , आच्छादित पटलित हों या नहीं ) ; 
( च ) चाय पेटियों के लिए प्लावुछ । 

2. इस अधिसूचना में अन्तयिष्ठ छुट निम्नलिखित तो 
के अधीन होगी - - 

( i ) उक्त विनिर्माता फटकर कर्मकार के कारखाने पर 
अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कलक्टर 
को यह वचनबंध करता है कि उक्त माल का ,-~ ~ 
( क ) उसके कारखाने में अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण 

में या उसकी बाबत उपयोग किया जाएगा ; या 
( ख ) उसके कारखाने में अन्तिम उत्पादों के विनिर्माण 

में या उसकी बाबत आगे उपयोग के लिए किसी 
अन्य फुटकर कर्मकार द्वारा माल के विनिर्माण में 

उपयोग किया जाएगा । 
( ii ) उक्त विनिर्माता यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि 
उक्त माल का इस प्रकार उपयोग किया जा चुका है ; 

(iii ) अन्तिम उत्पाद का रक्षा मंत्रालय को सरकारी 
प्रयोजनों के लिए प्रदाय किया जाएगा और उक्त विनिर्माता 
इस भाव का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि अन्तिम उत्पाद को 
इस प्रकार प्रदाय किया गया है ; और 

( iv ) उक्त विनिर्माता प्रन्तिम उत्पाद पर उद्ग्रहणीय 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को वायस दायित्वों का निर्वहन करने के 
उत्तरदायित्व का वचनबंध करता है । 


सारणी 
1. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड । 
2 . भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड । 
3. भारत डायनाभिक्स लिमिटेड । 
4. नेसनल इन्स्ट्र मेंटस लिमिटेड कलकत्ता । 
5 . नेशनल एरोनाटिकल लेबोरेटरी । 

[ फा , सं० 354/ 74/ 91-टी पार यू ] 

राजीव शर्मा, अवर सचिव 


( क ) किसी माल के उत्पादन या प्रसंस्करण के लिए 

अथवा किसी पदार्थ में कोई परिवर्तन लाने को 
लिए या अन्तिम उत्पादों के विनिर्माण की बाबत 
उपयोग किए जाने वाली मशीन , मशीनरी संयंत्र , 

उपस्कर , उपकरण , औजार अथवा साधित ; 
( ख ) ऐसी पैकेजिंग सामग्री जिसकी बाबत पैकेजिंग की 

सामग्री की कीमत पर संदेय उत्पाद शुल्क की सीमा 
तक , किसी अन्तिम उत्पाद की पैकेजिंग के लिए 

छूट ली जा रही है ; 
( ग ) ऐसी पैकेजिंग सामग्री जिसकी लागत, केन्द्रीय 

उत्पाव-शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 
( 1944 का 1 ) की धारा 4 के अधीन अन्तिम 
उत्पादों को निर्धारणीय कीमत में वित्तीय वर्ष के 
दौरान सम्मिलित नहीं की गई है या सम्मिलित 
नहीं की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, tho 17th June, 1992 

No . 7092 .CENTRAL EXCISES 
G . S. R. 595( E). ---In exercise of the powers conferred by 
sub -sectiou ( 1 ) of suction SA of the Central Excises and Salt 
Act , 1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government , being satisfied 
that it is necessary in the public interest 30 to do hereby 
exempts goods manufacturod in a factory as a job work 
( hereinafter rçferred to as " said goods " ), and used by the 
undertakings specified in the Table horelo annexed (hereinafter 
described as " said manufacturer " ) in or in relation to the 
Qlanufacture of final products for supply to the Ministry of 
Defence for official purposes from the whole of the duty . 


[ HTT II - 


3 (ii ) 


भारत का राजपा : असाधसरण 


2 . Thc excmption contained ju this notification shall be 
subject to the following conditions, Gunely - 


of excise leviablo thereon , which is specified in the Schedule 
to tho Central Exciso Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ) . 

Explanation 1. – For tho purposes of this notification the 
expressions " job work " means processing or working upon of 
raw materials of semi- ninished goods supplied to the job 
worker, so as to complete a part or whole of the process 
resulting in the manufacture or finishing of an article or 
any operation which is essential for the aforesaid process , 


(i) the said manufacturer gives an undertaking to the 

Assistant Collector of Central Excise having jurisdic 
lion over tho factory of the job worker that tho 
said goods shall bc uscd - - 


(a ) in or in relation to the manufacture of 

products in his factory : 


fraal 


Explanation Il. — For the purposes of the notification , the 
expression " said goods" does not include : 


(b ) in the manufacture of goods by any other job 

worker for further use in or in relation to the 
manufacturo of the final products in his factory ; 


(a ) machines, machinery , plant, equipment, apparatus, 

tools or appliunces used for producing or processing 
of any goody or for bringing about any change in 
any substance in or in relation to the macufacture 
of the final products ; 


(b ) pacabaing materials in rospect of which Quy exemp 

tion to the event of the duty of excise payable on 
the value of the rackaging materials is being availed 
of for packaging any final products ; 


( li ) the said manufacturer shall produce an evidence that 

the said goods have been used, 
(ii) the final product shall be supplied to the Ministiy 

of Defence for official purposes and tho said 
manufacturer shall produce evidence to the effect 

thut the final products have been so supplied ; and 
(iv ) the said manufacturer undertakes the responsibility 

of discharging tac liabilities in respect of central 
excise duty leviable on the final products. 


(c ) packaging materials the cost of which is not included 

or had not been included during the preceding fildan 
cial year in the assessable value of the final products 
under section 4 of the Central Excises and Salt Act, 
1944 ( 1 of 1944) ; 


TABLE 


(d ) Cylinders for packaging gases; 


1 . Hindustan Aeronautics Ltd . 
2 . Bharat Electronics Ltd . 
3 . Bharat Dynamics Ltd 
4 . National Instruments Ltd ., Calcutta . 
5. National Acronautical Laboratory . 

IF . No. 354 / 74 /91-TRUJ 
RAJIV SHARMA, Under Secy . 


( o) bags or sacky made out of fabric (whether or Dot 

coated , covered or laminated with any other material) 
wovon from strips or tapes of plastics; or 


(f) plywood for tea chests. 


Printed ! , Thu Munagar. Govt. of India Press, Ring Road , New Delhi- 110064 

and Published by the Contioller of Publications , Dolbi- 110034 , 1992 


